निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1017) पटना , शुक्रवार , 30 अगस्त 2019 


सं० जी / वी0आई0पी0 - 01 - 08 / 2014 - 8743 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 

27 अगस्त 2019 
विषय :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों को 

पदधारण के आधार पर अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में । 
अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में बिहार सरकार, गृह विभाग (विशेष शाखा) के संकल्प संख्या - 3663 , 
दिनांक 02 .05 .2017 के द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं । 

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पदाधिकारियों के वन एवं वन्यप्राणी प्रशासन के क्रम 
में आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों के नियंत्रण आदि के दौरान सुरक्षा की आवश्यकता का विषय राज्य सरकार के 
समक्ष विचाराधीन था । 

___ 3. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , बिहार के भारतीय 
वन सेवा के पदाधिकारियों को पदधारण के आधार पर अंगरक्षक प्रतिनियुक्त करने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये 
जाते हैं : 

भारतीय वन सेवा के वरीय पदाधिकारी, जो क्षेत्र में पदस्थापित रहकर सीधे तौर पर पर्यावरण 


एवं वन संरक्षण से जुड़े Field Work करते हैं : - 01 अंगरक्षक 


मुख्यालय में पदस्थापित भारतीय वन सेवा के वेतन लेवल - 14 एवं उससे ऊपर के 
पदाधिकारी - 01 अंगरक्षक 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 अगस्त 2019 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के 

सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई 
हेतु भेज दी जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुनील कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1017-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih . nic. in 


